शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 22 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 31 मई 2019 - ज्येष्ठ 10, शक 1941 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.— ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 1 अप्रैल 2019 


क्रमांक ई 1-01/ 2019/ एक -2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. ( 2005 ) , संचालक, समाज कल्याण को उनके 
वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ निःशक्तजन, वित्त एवं विकास निगम का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

कमल प्रीत सिंह , सचिव. 


375 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


376 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


[ भाग 1 


खनिज साधन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 16 मई 2019 


क्रमांक एफ 1-10 /2008 / XII.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ( भौमिकी एवं खनिकर्म चतुर्थ श्रेणी सेवा ) भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , 


अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों की अनुसूची में , 

अनुसूची -तीन में , सरल क्रमांक 1 में , कॉलम ( 5 ) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, 
अर्थात् 


1 


“ ( 1 ) 
( 2 ) 


हाई स्कूल ( 10 + 2 ) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये . 
( क ) पुरूष अभ्यर्थी के लिये ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिये तथा सीने का न्यूनतम माप 81 

सेंटीमीटर ( सामान्य स्थिति में ) तथा (फुलाने पर) कम से कम 4 सेंटीमीटर का अन्तर होना चाहिये. 
( ख ) महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिये. " 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

इफ्फत आरा , उप - सचिव. 


टीप 


छत्तीसगढ़ ( भौमिकी एवं खनिकर्म चतुर्थ श्रेणी सेवा ) भर्ती नियम, 2008 को छत्तीसगढ़ राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ 1-10/2008/ 
12, दिनांक 08 अक्टूबर, 2008 द्वारा जारी किया गया , जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 को किया 


गया. 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 16 मई 2019 


क्रमांक एफ 1-10/ 2008 / XII.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना 
क्रमांक एफ 1-10/ 2008 / XII, दिनांक 15 मई, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

इफ्फत आरा , उप - सचिव . 


Atal Nagar Raipur, the 16th May 2019 


No. F 1-10 /2008 /XII.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution 
of India , the Governor of Chhattisgarh , hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh (Geology and 
Mining Class -IV Service ) Recruitment Rule, 2008, namely : 


: 


AMENDMENT 


In Schedule of the said rules, 

In Schedule - III, in serial number 1, for the entries relating to column (5 ), the following shall be substituted , 
namely : 


“ ( 1 ) 


Should have passed High School ( 10 + 2 ) Examination . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


377 


( 2 ) 


( a ) 


Height should not be less than 165 centimeters for male candidate and minimum mea 
surement of chest should be 81 centimeters (in normal condition ) and the gap difference 
should be atleast 4 centimeters (in raised condition). 


( b ) 


Height should not be less than 152 centimeters for female candidates." 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

EFFAT ARA , Deputy Secretary. 


Note : - The Chhattisgarh ( Geology and Mining Class-IV Service ) Recruitment Rule, 2008 was issued on 08 

October, 2008 and notified in the Chhattisgarh Rajpatra dated 31 October, 2008 . 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 16 मई 2019 


क्रमांक एफ 1-38/2007/ XII.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ( भौमिकी एवं खनिकर्म कार्यपालिक तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती) नियम, 2008 में 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 


. 


संशोधन 


उक्त नियमों की अनुसूची में , 

अनुसूची- तीन में , सरल क्रमांक 1 में , कॉलम ( 6 ) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये , 
अर्थात् : 


1 


“ ( 1 ) 
( 2 ) 


भू -विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा माईनिंग इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि . 
( अ ) पुरूष अभ्यर्थी के लिये ऊंचाई 165 से.मी. से कम नहीं होना चाहिये तथा सीने का न्यूनतम माप 81 से.मी. 

( सामान्य स्थिति में ) तथा फुलाने पर कम से कम 4 से.मी. का अन्तर होना चाहिये. 
( ब ) महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 152 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिये. " 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

इफ्फत आरा , उप - सचिव. 


टीप 


छत्तीसगढ़ ( भौमिकी एवं खनिकर्म कार्यपालिक तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती) नियम, 2008 को छत्तीसगढ़ राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ 
1-38 /2007/12, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 द्वारा जारी किया गया, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 26 नवम्बर , 2008 
को किया गया , जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 26 नवम्बर , 2008 को किया गया. अधिसूचना क्रमांक एफ 1-38 / 
2007/12, दिनांक 07 जनवरी , 2016 द्वारा उक्त नियम में अंतिम बार संशोधन किया गया, जिसका प्रकाशन दिनांक 22 जनवरी , 2016 
के राजपत्र में किया गया. 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 15 मई 2019 


क्रमांक एफ 1-38/ 2007/ XII.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना 
क्रमांक एफ 1-38/ 2007 / XII , दिनांक 15 मई , 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

इफ्फत आरा , 

उप - सचिव. 


378 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


[ भाग 1 


Atal Nagar Raipur, the 16th May 2019 


No. F 1-38 /2007 /XII. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution 
of India, the Governor of Chhattisgarh , hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh ( Class III 
Executive , Geology and Mining Service Recruitment) Rule, 2008 , namely : 


AMENDMENT 


In Schedule of the said rules , — 

In Schedule- III, in serial number 1 , forthe entries relating to column ( 6), the following shall be substituted , 
namely : 


: 


“ ( 1 ) 
( 2 ) 


Bachelor Degree in science with Geology subject or diploma in Mining Engineering. 
( a ) Height should not be less than 165 centimeters for male candidate and minimum 

measurement of chest 81 centimeters (in normal condition ) and gap difference should 
be at least 4 centimeters ( in expand condition ). 


( b ) 


Height should not be less than 152 centimeters for female candidate.” 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

EFFAT ARA, Deputy Secretary . 


Note : 


The Chhattisgarh (Class III Executive, Geology and Mining Service Recruitment) Rule, 2008, was issued 
on 13 October, 2008 and notified in the Chhattisgarh Rajpatra dated 26 November, 2008. The principal 
rules was lastly amended vide notification number F 1-38 /2007/XII, dated 07 January, 2016 and notified in 
the Chhattisgarh Rajpatra dated 22 January , 2008 . 


गृह ( पुलिस ) विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 9 मई 2019 


क्रमांक एफ 7-08 / 2016/ दो - गृह/ भापुसे. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ओ. पी . पाल ( भापुसे 2003 ), पुलिस उप महानिरीक्षक , 
प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. को दिनांक 20 मई 2019 से दिनांक 29 मई 2019 ( कुल 10 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है. साथ ही 18 एवं 19 मई 2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. पाल आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के पद पर 


पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश काल में श्री पाल को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे , जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाल ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5 . 


श्री ओ. पी . पाल ( भापुसे 2003 ), पुलिस उप महानिरीक्षक , प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस 
उप महानिरीक्षक, प्रशासन , पुलिस मुख्यालय, छ.ग. का चालू प्रभार श्री आर. एन. दाश, भा.पु.से. , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस 
मुख्यालय, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ - साथ सौंपा जाता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


379 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 16 मई 2019 


क्रमांक / एफ 7-31/2014/ दो - गृह / भापुसे . - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07-05-2019 जिसके द्वारा श्री डी. एल . 
मनहर, ( भापुसे -2003 ), पुलिस उप महानिरीक्षक , छसबल/पुलिस मुख्यालय, रायपुर ( छ.ग. ) को दिनांक 13-05-2019 से दिनांक 17-05 
2019 ( कुल 05 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 11, 12, 18 एवं 19-05-2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश 
का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है . 


2 . 


राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री डी . एल. मनहर, ( भापुसे-2003 ) को दिनांक 20-05-2019 
से 25-05-2019 ( कुल 06 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 18, 19 एवं 26-05-2019 की विज्ञप्त 
शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


3. 


आदेश दिनांक 07-05-2019 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी. पी. कौशल , अवर सचिव. 


( 1 ) 


( 2 ) 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ , छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


364 


0.216 


363 


0.008 


368 


0.028 


365 


0.080 


रायगढ़ , दिनांक 19 फरवरी 2019 


266/2 


0.104 


161/1 


0.088 


367/1 


0.020 


159/ 1 ञ , 160/1 


0.056 


160/2 


0.012 


420 / 1 ख 


0.032 


प्रकरण क्रमांक 18/ अ -82/ 2017-18. - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


168/ 1 ख 


0.012 


160/3 


0.020 


406 


0.045 


178/3 


0.044 


179/1 


0.043 


अनुसूची 


178/2 


0.040 


179/2 


0.008 


177 / 3 क 


0.012 


177/ 3 ख 


0.064 


177/2 


0.108 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर/ ग्राम - सुरीं 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.420 हेक्टेयर 


397/3 


0.040 


402/2 


0.008 


177 / 1 क 


0.004 


184/2 


0.120 


खसरा नम्बर 


184/3 


0.064 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


400 


0.032 


( 1 ) 


184/8 


0.072 


185/1 


0.008 


118/2 


0.064 


384/1 


0.080 


119/2 


0.092 


384/2 


0.052 


117 


0.088 


380 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


397/4 


0.072 


( 1 ) 


401 


0.016 


402/1 


0.040 


867 


0.080 


405 


0.008 


868 


0.084 


168/2 


0.040 


870/1 


0.120 


407/3 


0.032 


882 


0.008 


408/1 


0.028 


890/5 


0.076 


426/1 


0.012 


886 


0.036 


425 


0.020 


833/3 


0.076 


424 


0.040 


1048/1 


0.024 


428/ 1 फ 


0.064 


885 


0.096 


178/1 


0.004 


892/2 


0.049 


0.020 


0.036 


893/1, 894 , 895/4 

835/1 


0.048 


0.104 


369/3 

169 / 5 ड़ 
362/ 1 त , 369/2 
362/ 1 क , 369/1 


0.076 


835/2 


0.016 


0.008 


0.052 


370/6 


0.068 


1047/3 
893/1, 894, 895/1 

884/1 


0.036 


370/7 


0.028 


0.008 


265/1 


0.032 


830/1 


0.040 


831 


0.080 


योग 


52 


2.420 


1047/1 


0.008 


1047/2 


0.024 


832 


0.044 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत जामपाली माईनर नहर हेतु . 


0.036 


893/1, 894, 895/3 

1049 


0.080 


889 


0.040 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


योग 


24 


1.253 


रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2019 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत झारमुड़ा माईनर वितरक नहर हेतु . 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) , रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


प्रकरण क्रमांक 57 / अ -82 / 2016-17. - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2019 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर/ ग्राम - औरदा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.253 हेक्टेयर 


प्रकरण क्रमांक 69/ अ -82 / 2016-17.- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


381 


अनुसूची 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - रायगढ़ 
( ग ) नगर / ग्राम - अमलीभौना 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.116 हेक्टेयर 


कोरबा, दिनांक 6 फरवरी 2019 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


क्रमांक/ 1905/ भू - अर्जन/38 अ 82 / 2014-15.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 
कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


28 


0.113 


29/4 


0.073 


56 


0.129 


अनुसूची 


57/3 


0.045 


29/1 


0.004 


54/1 


0.101 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोरबा 
( ख ) तहसील - कोरबा 
( ग ) नगर/ ग्राम - कुरूडीह 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.54 एकड़ 


52/8 


0.061 


221/1 


0.162 


29/2 


0.012 


खसरा नम्बर 


54/2 


0.041 


रकबा 
( एकड़ में ) 

( 2 ) 


57/2 


0.036 


( 1 ) 


221/2 


0.101 


29/5 


0.020 


844/2 


0.23 


52/3 


0.097 


844/1 


0.24 


52/9 


0.097 


841/5 


0.07 


54/3 


0.024 


योग 


03 


0.54 


योग 


16 


1.116 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत अमलीभौना माईनर नहर हेतु. 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कुरूडीह 

एनीकट योजना के बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि 
का अर्जन हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

यशवंत कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
मो . कैसर अब्दुल हक , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


382 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 

एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


146/40 


0.400 


योग 


20 


4.276 


कोण्डागांव , दिनांक 23 अप्रैल 2019 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बाईपास मार्ग 

हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) , कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है . 


क्रमांक / 1193 / अ -82/ 2018-19/ भू - अर्जन /2019. - चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है 


कोण्डागांव, दिनांक 23 अप्रैल 2019 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोण्डागांव 
( ख ) तहसील - कोण्डागांव 
( ग ) नगर/ ग्राम - डोंगरीगुड़ा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.276 हेक्टेयर 


क्रमांक / 1195 / अ -82/ 2018-19 / भू -अर्जन / 2019.- चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


अनुसूची 


( 1 ) 


41/ 1 ख 


0.065 


41/6 


0.053 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोण्डागांव 
( ख ) तहसील - कोण्डागांव 
( ग ) नगर/ ग्राम - कोण्डागांव 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -3.257 हेक्टेयर 


41/ 1 क 


0.148 


41/4 


0.058 


133/1 


0.028 


133/2 


0.079 


खसरा नम्बर 


133/25 


0.370 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


133/22 


0.150 


( 1 ) 


133/19 


0.040 


133/18 


0.012 


130 


0.154 


133/23 


0.194 


129/1 


0.081 


133/4 


0.410 


129/2 


0.235 


135/3, 138 


0.210 


129/3 


0.049 


140 


0.259 


127 


0.243 


141 


0.175 


128/2 


0.016 


146/27 


0.577 


125 


0.016 


146/37 


0.413 


124 


0.049 


146/31 


0.311 


126/2 


0.206 


146/30 


0.324 


126/ 2 ख 


0.036 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


383 


( 1 ) 


( 2 ) 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


122/1 


0.061 


( 1 ) 


122/2 


0.073 


135/2 


0.089 


164/2 


0.028 


135/3 


0.020 


164/1 


0.251 


136/2 


0.008 


161/5 


0.081 


136/ 1 क 


0.008 


25/3 


0.085 


136 / 1 ग 


0.004 


26 


0.007 


118/2 


0.263 


27/1 


0.024 


120/1 


0.081 


27/4 


0.024 


137/1 


0.202 


161/7 


0.036 


626/120 


0.510 


161/6 


0.105 


635/1 


0.307 


635/3 


0.040 


44/5 


0.081 


646/6 


0.113 


43/2 


0.024 


646/7 


0.239 


43/1 


0.081 


646/3 


0.073 


42/2, 44/1 


0.089 


646/5 


0.008 


44/3 


0.061 


626/ 90 ग 


0.057 


44/2 


0.238 


626/207 


0.016 


56/4 


0.036 


115/13 


0.039 


योग 


29 


3.257 


56/6 


0.032 


115/14 


0.050 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कोण्डागांव 

बाईपास मार्ग हेतु. 


115/2 


0.063 


56/1 


0.073 


56/3 


0.117 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है . 


115/5 


0.006 


56/2 


0.081 


115/1 


0.121 


कोण्डागांव, दिनांक 23 अप्रैल 2019 


56/5 


0.028 


115/10 


0.004 


57 


0.238 


58/4 


0.024 


58/1 


0.073 


क्रमांक / 1196 / अ -82 /2018-19/ भू - अर्जन/ 2019. - चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


58/7 


0.093 


58/5 


0.081 


59 / 2 क 


0.008 


59/3 


0.219 


59/5 


है 


0.166 


59/4 


0.105 


अनुसूची 


151/1 


0.065 


151/2 


0.069 


151/3 


0.069 


151/5 


0.296 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोण्डागांव 
( ख ) तहसील - कोण्डागांव 
( ग ) नगर / ग्राम - पलारी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.866 हेक्टेयर 


150/6 


0.284 


150/4 


0.360 


384 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


64 


0.133 


114/2 


0.250 


61/2 


0.008 


योग 


61/3 


5.866 


0.049 


54 


117 


0.121 


61/5 


0.215 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बाईपास मार्ग 

हेतु. 


61/1 


0.077 


118 


0.368 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है . 


116/2 


0.072 


क 


114/1 


0.271 


213/1 


0.190 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

नीलकंठ टेकाम , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


213/2 


0.097 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, प्रबंध संचालक , छ.ग. राज्य कृषि विपणन ( मण्डी ) बोर्ड 

बीज भवन, 

जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2019 


क्रमांक / बी -4/1/ 32 ( 2 )/भा.अधि./2018-19/7368.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक / बी -8/ 32 ( 2 )/भा.अधि./2016-17/7574-7575 
रायपुर दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री जी . पी. गोस्वामी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सारंगढ़ जिला रागयढ़ को , कृषि उपज मण्डी समिति 
सारंगढ़ जिला- रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था . 


कलेक्टर जिला रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/ टी -10/ मंडी/ भार.अधि./2018-19/747 दिनांक 06-02-2019 द्वारा श्री जी . पी . गोस्वामी, 
वरिष्ठ विकास अधिकारी सारंगढ़ सेवानिवृत्त होने कारण उनके स्थान पर श्री देवेन्द्र कुमार सेठ , वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सारंगढ़ को 
भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है . 


अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 57 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री जी. पी . गोस्वामी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सारंगढ़ के स्थान पर श्री देवेन्द्र कुमार सेठ, वरिष्ठ 
कृषि विकास अधिकारी सारंगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति सारंगढ़ जिला रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी 
नियुक्त किया जाता है. 


हेमन्त कुमार पहारे , 

प्रबंध संचालक. 


रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2019 


क्रमांक / बी -4/1/32 ( 2 ) /भा.अधि./2018-19/7382.–कार्यालयीन आदेश क्रमांक / बी -4/ 1/32 ( 2 ) /भा.अधि./2018-19/4843-4844 
रायपुर दिनांक 28-09-2018 द्वारा श्री हरवंश सिंह मिरी ( डिप्टी कलेक्टर ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) अभनपुर जिला रायपुर को, कृषि 
उपज मण्डी समिति नवापारा जिला - रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


385 


कलेक्टर जिला रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ 374/ अधीक्षक/ 2019 दिनांक 11-02-2019 द्वारा श्री हरवंश सिंह मिरी ( डिप्टी कलेक्टर ) 
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभनपुर का स्थानांतरण राजभवन में हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री मन्नूलाल गेण्ड्रे कृषि विकास 
अधिकारी मुख्यालय नवापारा को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है. 


अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 57 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) में 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री हरवंश सिंह मिरी ( डिप्टी कलेक्टर ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभनपुर के स्थान पर 
श्री मन्नूलाल गेण्ड्रे कृषि विकास अधिकारी मुख्यालय नवापारा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति नवापारा जिला रायपुर 
का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है. 


हस्ता./ 
अतिरिक्त प्रबंध संचालक . 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर 


बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2019 


क्रमांक 2001/ चेकर/तीन - 10-8/ 2000 ( VII).- छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958 ) की 
धारा 12 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक -8698/ चेकर। 
तीन - 10-8/2000 ( VII) , दिनांक 12-09-2018 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में 
प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना पृ. क्रमांक 1761 /579/21- B/ 2019 दिनांक 18 फरवरी , 
2019 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 27-02-2019 
से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे : 


सारणी 


क्र . 


सिविल जिले के 


अपर जिला न्यायाधीश के 


नाम 


न्यायालय 
बैठने का स्थान 

न्यायालयों 

की संख्या 
( 3 ) 

( 4 ) 


सिविल न्यायाधीश प्रथम 

वर्ग के न्यायालय 
बैठने का स्थान 

न्यायालयों 

की संख्या 
( 5 ) 

( 6 ) 


सिविल न्यायाधीश द्वितीय 

वर्ग के न्यायालय 
बैठने का स्थान 

न्यायालयों 

की संख्या 
( 7 ) 

( 8 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


बालोद 


1. बालोद 


2 


2 


2 


1. बालोद 
2. गुण्डरदेही 


1 


1. बालोद 
2. दल्लीराजहरा 
3. डौण्डीलोहारा 


1 

1 


2 . 


बलौदाबाजार 


3 


2 


1. बलौदाबाजार 
2. भाटापारा 


1 


1. बलौदाबाजार 
2. भाटापारा 
3. कसडोल 


1 

1 


1. बलौदाबाजार 
2. भटगांव 
3. बिलाईगढ़ 
4. सिमगा 


1 
1 
1 

1 


3. 


1. रामानुजगंज 


2 


1. रामानुजगंज 


2 


बलरामपुर मुख्यालय, 
रामानुजगंज. 


1. बलरामपुर 
2. वाड्रफनगर 
3. राजपुर 


1 
1 

1 


4 . 


बस्तर ( जगदलपुर ) 


1. जगदलपुर 


3 


1. जगदलपुर 


3 


1. जगदलपुर 


6 


386 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


5 . 


बेमेतरा 


1. बेमेतरा 


1 


1. बेमेतरा 


2 


1. बेमेतरा 


2 


2. साजा 


1 


6 . 


बिलासपुर 


10 


5 


10 


1. बिलासपुर 
2. पेण्ड्रारोड 


1 


1. बिलासपुर 
2. पेण्ड्रारोड 
3. बिल्हा 


-- 


1 


-- 


1. बिलासपुर 
2. पेण्ड्रारोड 
3. कोटा 
4. मरवाही 
5. तखतपुर 


2 


1 

1 


7 . 


1. दंतेवाड़ा 


3 


1 


2 


दक्षिण बस्तर 
( दंतेवाड़ा ) 


1. दंतेवाड़ा 
2. सुकमा 
3. बीजापुर 


2 


1. दंतेवाड़ा 
2. बीजापुर 
3. बचेली 
4. कोन्टा 


1 


1 
1 

1 


8 . 


धमतरी 


1. धमतरी 


1 


1. धमतरी 


2 


2 


1. धमतरी 
2. नगरी 


2. कुरूद 


1 


1 


9 . 


दुर्ग 


1. दुर्ग 


8 


5 


16 


1. दुर्ग 
2. पाटन 
3. भिलाई -3 


1. दुर्ग 
2. भिलाई -3 


-- 


1 


1 


10 . 


जांजगीर - चांपा 


3 


2 


2 


1. जांजगीर 
2. सक्ती 


1. जांजगीर 
2. सक्ती 
3. चांपा 


1. जांजगीर 
2. सक्ती 


2 


1 


1 
1 

1 


3. डभरा 


2 


4. अकलतरा 


4. पामगढ़ 
5. जैजैपुर 
6. नवागढ़ 
7. मालखरौदा 


1 
1 
1 

1 


11 . 


जशपुर 


1 


2 


1. जशपुर 
2. कुनकुरी 


1. जशपुर 
2. कुनकुरी 


1. जशपुर 
2. पत्थलगांव 


2 


1 


1 
1 

1 


3. बगीचा 


12 . 


कबीरधाम ( कवर्धा) 


1. कवर्धा 


1 


1. कवर्धा 


3 


1. कवर्धा 
2. पंडरिया 


1 

1 


13. कोण्डागांव 


1. कोण्डागांव 


1 


1. नारायणपुर 


N 


1. कोण्डागांव 
2. नारायणपुर 


1 

1 


1 


2. केशकाल 


14. कोरबा 


2 


3 


1. कोरबा 
2. कटघोरा 


1. कोरबा 
2. कटघोरा 


N 


2 


1. कोरबा 
2. कटघोरा 
3. पाली 


1 
1 
1 

1 


4. करतला 


15. कोरिया ( बैकुण्ठपुर ) 


1 


2 


1. बैकुंठपुर 
2. मनेन्द्रगढ़ 


2 


1. बैकुंठपुर 
2. मनेन्द्रगढ़ 
3. चिरमिरी 


1 

1 


1. बैकुण्ठपुर 
2. मनेन्द्रगढ़ 
3. जनकपुर 


1 
1 

1 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2019 


387 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


16. महासमुंद 


N 


3 


1. महासमुंद 
2. सरायपाली 


1. महासमुंद 


2 


1. महासमुंद 
2. सरायपाली 


1 


1 


2. पिथौरा 


1 


17. मुंगेली 


1. मुंगेली 


1 


1. मुंगेली 


2 


1. मुंगेली 
2. लोरमी 


1 

1 


18. 


रायगढ़ 


6 


2 


4 


1. रायगढ़ 
2. सारंगढ़ 
3. घरघोड़ा 


1. रायगढ़ 
2. घरघोड़ा 
3. सारंगढ़ 


1 

1 


1 


1. रायगढ़ 
2. धर्मजयगढ़ 
3. खरसिया 


1 

1 


2 


19. रायपुर 


1. रायपुर 


12 


1. रायपुर 


8 


1. रायपुर 


19 


2. गरियाबंद 


1 


2. गरियाबंद 


2 


1 


2. गरियाबंद 
3. राजिम 
4. तिल्दा 
5. देवभोग 


1 
1 

1 


20. राजनांदगांव 


2 


2 


3 


1. राजनांदगांव 
2. खैरागढ़ 
3. डोंगरगढ़ 


1 


1 

1 


1. राजनांदगांव 
2. अम्बागढ़चौकी 
3. डोंगरगढ़ 
4. खैरागढ़ 


1 
1 

1 


1. राजनांदगांव 
2. डोंगरगढ़ 
3. खैरागढ़ 
4. छुईखदान 


1 


1 


21 . 


सूरजपुर 


3 


3 


1. सूरजपुर 


2 


1. सूरजपुर 
2. प्रतापपुर 


1. सूरजपुर 
2. प्रतापपुर 


1 


1 


22. सरगुजा ( अम्बिकापुर ) 


1. अम्बिकापुर 


6 


1. अम्बिकापुर 


3 


5 


1. अंबिकापुर 
2. सीतापुर 


2 


23. उत्तर बस्तर ( कांकेर ) 


1. कांकेर 


1 


1. कांकेर 


2 


1. कांकेर 


1 


2. भानुप्रतापपुर 


1 


2. भानुप्रतापपुर 


1 


2. पखांजुर 


1 


योग 


93 


93 


135 


नोट 


रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के 2 न्यायालय 


( रामानुजगंज-1 + बलरामपुर -1 ) 


No. 2001/ Checker/III- 10-8 /2000 (VII ).— In exercise of the powers conferred by Sub -section (1 ) of Section 
12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958 ) and in supersession of its previous Notification 
No. 8698 / checker/III - 10-8 / 2000 (VII), dated 12-09-2018 , the High Court hereby directs that the Courts of Addi 
tional District Judges , Civil Judges Class -I and Civil Judges Class - II as established by the Law Department Notifi 
cation Endt. No. 1761/579 / 21 - B/ 2019 dated 18-02-2019 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect 
from the date 27-02-2019 at the places specified against them in the table below : 


TABLE 


Sl . No. 


Name of 
Civil District 


Court of Additional 

District Judges 
Place of Sitting 

No. of 

Courts 
( 3 ) 

( 4 ) 


Court of Civil Judges 

Class - I 
Place of Sitting 

No. of 

Courts 
( 5 ) 

( 6 ) 


Court of Civil Judges 

Class - II 
Place of Sitting 

No. of 

Courts 
( 7 ) 

( 8 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


Balod 


1. Balod 


2 


2 


2 


1. Balod 
2. Gunderdehi 


1. Balod 
2. Dallirajhara 
3. Dondilohara 


1 


388 


STRATE 1747 , farlic 31 2019 


[ T 1 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


2 . 


Balodabazar 


3 


2 


1. Balodabazar 
2. Bhatapara 


1. Balodabazar 
2. Bhatapara 
3. Kasdol 


1 
1 


1 


1 


1. Balodabazar 
2. Bhatgaon 
3. Bilaigarh 
4. Simga 


1 


B 


1. Ramanujganj 


2 


1. Ramanujganj 


2 


Balrampur 
Headquarter at 
Ramanujganj 


1. Balrampur 
2. Wadrafnagar 
3. Rajpur 


1 
1 
1 


4 . 


Bastar ( Jagdalpur) 


1. Jagdalpur 


3 


1. Jagdalpur 


3 


1. Jagdalpur 


6 


5 . 


Bemetara 


1. Bemetara 


1. Bemetara 


2 


2 


1. Bemetara 
2. Saja 


1 


6 . 


Bilaspur 


10 


5 


10 


1. Bilaspur 
2. Pendra -Road 


1 


1. Bilaspur 
2. Pendra -Road 
3. Bilha 


1 


1 


1. Bilaspur 
2. Pendra -Road 
3. Kota 
4. Marwahi 
5. Takhatpur 


2 


1 
1 


7 . 


1. Dantewara 


3 


2 


Dakshin Bastar 
Dantewara 


1. Dantewara 
2. Sukma 
3. Bijapur 


1 
2 


1 


1. Dantewara 
2. Bijapur 
3. Bacheli 
4. Konta 


1 


8 . 


Dhamtari 


1. Dhamtari 


1 


2 


2 


1. Dhamtari 
2. Kurud 


1. Dhamtari 
2. Nagri 


1 


9 . 


Durg 


1. Durg 


8 


5 


16 


1. Durg 
2. Patan 
3. Bhilai - 3 


1. Durg 
2. Bhilai - 3 


1 


1 


10. Janjgir -Champa 


3 


2 


2 


1. Janjgir 
2. Sakti 


2 


1 


1. Janjgir 
2. Sakti 
3. Champa 
4. Akaltara 


2 


1 


1. Janjgir 
2. Sakti 
3. Dabhra 
4. Pamgarh 
5. Jaijaipur 
6. Navagarh 
7. Malkharoda 


1 
1 


11. Jashpur 


2 


1. Jashpur 
2. Kunkuri 


1. Jashpur 
2. Kunkuri 


2 


1 


1. Jashpur 
2. Patthalgaon 
3. Bagicha 


1 
1 

1 


12 . 


1. Kawardha 


1 


1. Kawardha 


3 


Kabeerdham 
(Kawardha ) 


1. Kawardha 
2. Pandariya 


1 


13. Kondagaon 


1. Kondagaon 


1 


2 


1 


1 Kondagaon 
2 Narayanpur 


1. Narayanpur 
2. Keshkal 


1 


14 . 


Korba 


1. Korba 
2. Katghora 


2 
2 


1. Korba 
2. Katghora 


3 
2 


1. Korba 
2. Katghora 
3. Pali 
4. Kartala 


1 
1 
1 


HM 1 ] 


OTTHIE 16193 , fatich 31 H 2019 


389 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


( 8 ) 


15 . 


1 


2 


Koriya 
(Baikunthpur ) 


1. Baikunthpur 
2. Manendragarh 


2 


1. Baikunthpur 
2. Manendragarh 
3. Chirmiri 


1 
1 


1. Baikunthpur 
2. Manendragarh 1 
3. Janakpur 


16 . 


Mahasamund 


2 


3 


2 


1. Mahasamund 
2. Saraipali 


1. Mahasamund 
2. Saraipali 


1. Mahasamund 
2. Pithoura 


1 


1 


1 


17. Mungeli 


1. Mungeli 


1 


1. Mungeli 


2 


1. Mungeli 
2. Lormi 


1 
1 


18 . 


Raigarh 


6 


2 


1. Raigarh 
2. Sarangarh 
3. Gharghora 


1 
1 


1. Raigarh 
2. Gharghora 
3. Sarangarh 


1 
1 


1. Raigarh 

4 
2. Dharamjaigarh 1 
3. Kharsiya 2 


19 . 


Raipur 


12 


19 


1. Raipur 
2. Gariyaband 


1. Raipur 
2. Gariyaband 


8 
2 


1 


1 


1. Raipur 
2. Gariyaband 
3. Rajim 
4. Tilda 
5. Devbhog 


1 
1 


20. Rajnandgaon 


2 


2 


1. Rajnandgaon 
2. Khairagarh 
3. Dongargarh 


3 
1 


1 


1 


1. Rajnandgaon 
2. Ambagarh 

chowki. 
3. Dongargarh 
4. Khairagarh 


1. Rajnandgaon 
2. Dongargarh 
3. Khairagarh 
4. Chhuikhadan 


1 
1 


21. Surajpur 


3 


1. Surajpur 


2 


1. Surajpur 
2. Pratappur 


3 
1 


1. Surajpur 
2. Pratappur 


1 


22 . 


1. Ambikapur 


6 


1. Ambikapur 


3 


Surguja 
(Ambikapur ) 


1. Ambikapur 
2. Sitapur 


5 
2 


23 . 


1 


Uttar Bastar 
(Kanker ) 


1. Kanker 
2. Bhanupratappur 


1 
1 


1. Kanker 

2 
2. Bhanupratappur 1 


1. Kanker 
2. Pakhanjur 


1 


Total 


93 


93 


135 


Note : 2 Courts of Civil Judges Class-I at Ramanujganj - (Ramanujganj -1 + Balrampur- 1) 


By order of the High Court, 
NEELAM CHAND SANKHLA , Registrar General. 


